रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


itd = राजपत्र 
Che Gazette of Jtndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092024-257231 
CG-DL-E-19092024-257231 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 3628] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2024/ ATH 27, 1946 
No. 3628] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2024/ BHADRA 27, 1946 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 18 सितम्बर, 2024 


का.आ. 3967(»).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे 


इसमें इसके पश्चात्‌ Gat अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत 
सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1957 तारीख 08.05.2024, जो 
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (ii) A प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के कोलर 
जिले में NH207 के कि.मी. 16.8 से कि.मी. 58.3 (तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा से होसकोटे) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के 
निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार Vad अधिनियम की धारा 3H की उपधारा (3) के अधीन तारीख 


5959 GI/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


"२५.०५.२०२४" को "विजयवाणी" और "a टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है 
और उसका उचित रूप से निपटान किया गया; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3a की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का Yalan प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी | 


अनुसूची 
कर्नाटक राज्य के कोलर जिले में NH207 के कि.मी. 16.8 से कि.मी. 58.3 (तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा से 
होसकोटे) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: कर्नाटक जिले का नाम: कोलर 
क्रमिक | सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार| भूमिकी | भूमि का क्षेत्रफल | भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या प्रकृति (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 
तालुक का नाम: मलुर 
गांव का नाम: बरुगुर 


व का नाम: 
१३७/२ 0.0408/ श्रीमती पुष्पम्मा पत्नी 
थिम्मरयप्पा 
137/16 


गांव का नाम: दोम्मलूर 


६२/२ 0.0101|श्री नारायणमूर्ति एम 
पुत्र मुनिकृष्णप्पा 
62/2 (New no 
62/4) 

६३/२ 0.0386|1. श्री यग्गप्पा पुत्र 
होसालप्पा 2. श्री एम 
नारायणमूर्ति पुत्र 
मुनिकृष्णप्पा 3. श्री 
राममूर्ति पुत्र का 


[भाग IL—ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


मुरली पुत्र 
मुनिकृष्णप्पा 5. श्री 
जय राम पुत्र 
मुनियागप्पा 6. श्री 


गांव का नाम: TPL 


Pig rae: Re 

4 2310/3 निजी ड्राय 0.0163|श्री रघुनाथ एम ए पुत्र 
स्वर्गीय अंका रेड्डी 
237/3 


२३७/४ 0.0386|1. श्री नारायणप्पा पुत्र 
दोड्डाथिम्मरयप्पा 2 


गांव का नाम: जगदेनहल्ली 


वि का नाम: 
7 23/4 निजी ड्राय 0.0133/श्री रामास्वामी पुत्र 
सोनाबैरप्पा 
23/5 
QU? एन्‌एके 0.0511|श्री मितुलाल पुत्र 
भवारी लाल 
52/2 


0.1786||1. श्री वेंकटरमणप्पा 
पुत्र स्वर्गीय बोडप्पा 2 
श्रीमती लक्ष्मम्मा 
स्वर्गीय बोडप्पा पत्नी 
3. 4 श्री नारायणप्पा 
पुत्र स्वर्गीय बोडप्पा 4. 
श्री पोनप्पा पुत्र स्वर्गीय 

बोडप्पा 

55/1 


५५५३ एन्‌एके 0.1518] bids रेड्डी पुत्र 
अन्नैया रेड्डी 
55/3 


निजी 0.005/भ्रीमती पवित्रा पत्नी 
सर्वेश 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


गांव का नाम: संपनगेरे 

12 WY? निजी ड्राय 0.0658 Stadt जयम्मा पत्नी 
वेंकटरमनप्पा 
22/1 

गांव का नाम: अलंबडी 

13 ११४/५ निजी ड्राय 0.015/भ्री टी मुनिराजू पुत्र 
थिम्मप्पा 

14 ११४/६ निजी ड्राय 0.0025|श्री टी त्यागराजू पुत्र 
थिम्मप्पा 


15 182/8बी निजी ड्राय 0.0166|1. श्री नारायणस्वामी 
पुत्र स्वर्गीय वीरास्वामी 
2. स्वर्गीय वीरास्वामी 
की पत्नी श्रीमती 
वेंकटलक्ष्मम्मा 
182/88 


गांव का नाम: कृष्णपुरा 


17 ८/३ निजी ड्राय 0.0025]|1. श्रीमती शकुंतला 
पुत्री कलम्मा 2. 
श्रीमती बी के पे्‌रमा 
पुत्री कलम्मा 3. 
श्रीमती बी के शोभा 
पुत्री कलम्मा 
8/3 


Total 0.7318 


[फा. सं. : NHAI/35012/1/PIU-BNG/LA/NH-207/2018-19/3D] 
अभय जैन, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th September, 2024 


S.O. 3967 (E).— —Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Road Transport and Highways, 1957 Dated:08.05.2024 , published in the Gazette of 
India, Extraordinary, Part I, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A 
of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the 
Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and 
operation of NH-207 in the stretch of land from Km. 16.8 to Km. 58.3 (Tamilnadu/Karnataka 
Border to Hosakote) in the district of KOLAR in the state of KARNATAKA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Vijayavani” and “The 
Times of India” both dated:25.05.2024 under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas no objections have been received for acquisition. 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent 
authority has submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid 
purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the 
land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all 
encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within 
the NH-207 in the stretch of land from Km. 16.8 to Km. 58.3 (Tamilnadu/Karnataka Border 
to Hosakote) in the district of KOLAR in the state of KARNATAKA 


State: KARNATAKA District: KOLAR 


Survey/Plot Nature of 
Number Land 


Taluk: Malur 


Village: Barugur 


1 37/2 Private Dry 0.0408]|Smt Pushpamma W/o 
Thimmarayappa 
137/16 


Village: Dommalur 


2 62/2 Private Dry 0.0101)|Sri Narayanamurthy 
M S/o 
Munikrishnappa 
62/2 (New no 62/4) 


3 63/2 Private Dry 0.0386|1. Sri Yaggappa S/o 
Hosalappa 2. Sri M 
Narayanamurthy S/o 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Munikrishnappa 3. 
Sri Ramamurthy S/o 
Munikrishnappa 4. 
Sri Murali S/o 
Munikrishnappa 5. 
Sri Jai rama S/o 


Muniyaggappa 6. Sri 
Ramesha S/o 
Muniyaggappa 7. Sri 
Ramakrishna S/o 
Muniyaggappa 

63/2 


Village: Lakkur 


Doddathimmarayappa 
2. Sri 
Narayanaswamy S/o 
Doddathimmarayappa 
237/4 


1. Smt Rathnamma 
W/o R Gopalappa 2. 
Sri Chandrashekar 
S/o B Srinivasaiah 3. 
Sri Narayanaswamy 
S/o B Srinivasaiah 
238/4 


Venkataramanappa 
S/o Late Bodappa 2. 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण i 


D/o Late Bodappa 3. 
Sri Narayanappa S/o 


Late Bodappa 4. Sri 
Ponnappa S/o Late 
Bodappa 

55/1 


55/3 Private 0.1518]|Sri Kodanda Reddy 
S/o Annaiah Reddy 

55/3 
Private 0.005|/Smt Pavitra W/o 


Village: Sampangere 


12 22/1 Private Dry 0.0658]|Smt Jayamma W/o 
Venkataramanappa 
22/1 


Village: Alambadi 


114/5 Private 0.015}|Sri T Muniraju S/o 
Thimmappa 
114/5 

114/6 Private 0.0025)|Sri 1 Tyagaraju S/o 
Thimmappa 
114/6 


182/8B Private 0.0166]}1. Sri 
Narayanaswamy S/o 
Late Veeraswamy 2 
Smt 
Venkatalakshmamma 
W/o Late 
Veeraswamy 
182/8B 


Village: Krishnapura 


Private 0.035|/Sri B M Kariyappa 
S/o Late 
Munivenkatappa 
8/4 


Private 0.0025}/1. Smt Shakunthala 
D/o Kalamma 2. Smt 
BK Prema D/o 


8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Kalamma 3. Smt B K 
Shobha D/o Kalamma 


Total 0.7318 


[F. No. NHAI/35012/1/PIU-BNG/LA/NH-207/2018-19/3D] 
ABHAY JAIN, Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


GORAKHA Pais 
NATH YADAVA %* 


